रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No. D . L .-.- 33002/ 99 


GOVERNMENT OF INDIA 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपान 


समपनयन 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 74 ] 
No . 74 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , मई 30 , 2014 / ज्येष्ठ १ , 1936 
DELHI, FRIDAY , MAY 30 , 2014 / JYAISTHA 9 , 1936 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 39 

IN. C . T . D . No. 39 


me 


भाग...- IV 
PART -IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


श्रम विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 30 मई, 2014 
सं. एफ . 12 / 142 / न्यू . म. / वोल्यूम - VII/ 576. — भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस ) 
की अधिसूचना सं. 104 - जे , दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस. ओ. 530 ( एफ 2 / 9 / 66 - यू. टी .एल ) 
दिनांक 6 फरवरी, 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम , 1948 ( 1948 का 11 ) की धारा 5 की उप - धारा ( 2 ) के द्वारा 

और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 
दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल सरकार की सिफारिश के आधार पर किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में रोजगार को अनुसूची में 
शामिल करते हैं और एवं किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में रोजगार की अनुसूची के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ . 
12( 10 )/ 92 / न्यू.म . / 131 दिनांक 15 फरवरी, 1994 द्वारा पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर में निम्नलिखित अनुसूची के 
अनुसार संशोधन करते हैं । निम्नलिखित दो नये पदों को इस सूची में सम्मिलित किया गया है : 
1. सीवर लाईन क्लीनर - मैन्युल 

अर्धकुशल श्रेणी में 
2 . सीवर लाईन क्लीनर - मशीन ऑपरेटर : कुशल श्रेणी में 
यह अधिसूचना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ . 12(1)/ 92 / न्यू.वे. / श्रम / 124, 
दिनांक 15 फरवरी, 1994 रद्द मानी जायेगी । 


2246 DG/2014 


(1 ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 
किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में रोजगार 
कर्मचारियों की श्रेणी 

न्यूनतम वेतन की दरें ( मंहगाई भत्ता समायोजन करने के 
पश्चात ) 
प्रतिमाह . या प्रतिदिन 
8554 / -- रुपये या 329 / - रुपये 


| अकुशल 


मेट 


| अर्धकुशल 


9438 / - रुपये 


या 


363 / - रुपये 


3 


सीवर लाईन क्लीनर-- मैन्युल 
कुशल 
(i) राजमिस्त्री (ii ) बढ़ई ( iii) पेंटर (iv ) फिटर 
| ( v ) ब्लैकस्मिथ / ट्रक चालक, अन्य वाहन चालक 
( vi ) सीवर लाईन क्लीनर -- मशीन ऑपरेटर 


टिप्पणी : 
( 1) मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ( आधार वर्ष 

2001 = 100 ) से संबंद्ध हैं । मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 238.83 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई 
से दिसम्बर, 2013 की अवधि के उपरोक्त मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित हैं । समायोजन की दर अकुशल के 
लिए रुपया 1. 35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1. 65 प्रति अंक , गैर 
मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक , मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक 
और उसके उपर के लिए रुपया 1. 80 प्रति अंक होगा । प्रत्येक वर्ष समायोजन छ: माही आधार पर किया जायेगा जो 
प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्तूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं चालू वर्ष जनवरी से 
जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा । 
अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप 5 % दरों से कम नहीं होंगी । 
दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रुपये में पूर्णाक में बदला जायेगा । 
दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की 
आवश्यकता नहीं है । 
शेष कर्मचारियों की श्रेणियों के लिए, जिनकी मजदूरी की न्यूनतम दरें पहले ही निर्धारित हैं , परन्तु जिन्हें केन्द्रीय वेतन 
आयोग की सिफारिशों के आधार पर भुगतान किया जाता है समय - समय पर संशोधित दरें समान होंगी जैसे कि दिल्ली 
नगर निगम , नई दिल्ली नगर निगम द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पर वास्तविक आधार के रूप में उन्हें 
भुगतान कर रहे हैं । 


( 2 ) 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल 

के आदेशनुसार तथा उनके नाम पर, 

जितेन्द्र नारायण, सचिव ( श्रम ) 


- 


-------- 


- 


LABOUR DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 30th May, 2014 
No. F.12/142/ MW - Vol.- VII/ 576. - -In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 5 of the 
Minimum Wages Act , 1948 (11 of 1948 ) read with the Government of India, Late Ministry of States Notification 
No .104.J, dated 24th August, 1950 and Ministry of Home Affairs Notification No . S. O . 530 ( E. 2/ 9/ 66- UTL ), dated 
6th February, 1967 and all other powers enabling him in this behalf , the Lt. Governor of the National Capital Territory 
of Delhi, on the advice of the Government is pleased to reintroduce the Schedule of ‘ Employment In Any Local 
Authority and revise, the minimum rates of wages as per Schedule below already fixed vide Notification 
No. F.12 (10 )/ 92 / MW/131 , dated 15th Feb., 1994 in the Scheduled Employment in " Employment In Any Local 
Authority " , in the National Capital Territory of Delhi with adjustment of dearness allowances announced from time to 
time. The following two new designations are added in this Schedule , i. e. :-- - 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(1) Sewer Line Cleaner - Manual 

: In Semi- Skilled category; 
(ii) Sewer Line Cleaner-Machine Operator 

: In Skilled Category. 
This notification shall come into force with effect from the date of notification from which date Notification 
No. F. 12 ( 10 )/92/MW / 124, dated 15th February, 1994 shall cease to have effect, 

SCHEDULE 
EMPLOYMENT IN ANY LOCAL AUTHORITY 
Class of Employee 

Minimum Rates of Wages (After adjustment of 

Dearness Allowances ) 
1 . Unskilled 

Per Month or Per Day 


Mate 


Rs. 8554 /. or Rs. 3291 


Semiskilled 
Sewer Line Cleaner-Manual 


Rs . 9438/- or Rs. 363/ 


Rs. 10374/- or Rs. 3991 


Skilled 
(i) Mason (ii) Carpenter ( iii) Painter ( iv ) Fitter 
(v) Blacksmith / Truck Driver, another Drivers of Vehicles 
(vi) Sewer line Cleaner- Machine Operator 


Note : - - 
1 . The minimum rates of wages being fixed are linked with All India Consumer Price Index (Base 2001 = 100 ). The 

present wages have been fixed on the basis of index number 238.83 which is the average of the index number 
for the period July to December 2013. The rate of adjustment is Rs. 1. 35 per point for Unskilled , Rs. 1.50 per 
point for Semi-skilled , Rs . 1.65 per point for Skilled , Rs. 1.50 per point for Non -matriculates, Rs. 1.65 per point 
for Matriculates but not Graduate and Rs. 1.80 per point for Graduate and above. Adjustment will bemade six 
monthly, i.e., on 1st April and 1st October each year after taking into account the average index numbers for 
July to December of the previous year and January to June of the current year respectively . 
The minimum rates ofwages shall not be affected as a result of the linkage in as much as the wages shall not fall 
below those being fixed now . 
The daily amount of Dearness Allowance would be rounded off to the next higher rupee . 
The minimum rates of wages are inclusive of wages for weekly off day and no separate payment would be 
necessary on this account. 
For the rest of the categories of the employees whoseminimum rates of wages were earlier fixed but who are 
paid on the basis of the recommendations of the Central Pay Commission from time to time, the revised rates 
will be the same as the actual basis as are paid to them by Municipal Corporation of Delhi, New Delhi 
Municipal Corporation and the DelhiDevelopment Authority on the date of publication of this notification . 


By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 
JITENDRA NARAIN , Secy. (Labour) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri,New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


